रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 3 , 2017 / पौष 13 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2017 /PAUSA 13, 1938 


सं . 13] 
No. 13] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 3 जनवरी , 2017 


का . आ . 13( अ ). केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप - धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ ( 3) में 
विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूपी स्तम्भ ( 2) में यथा -विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है । 


राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ ( 1), ( 2) और (3) में 
यथा -निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की 
अनुसूची में अंत : स्थापित किया गया समझा जाएगा । 

तालिका 


राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण 


क्र . सं . | नई राष्ट्रीय 

राजमार्ग संख्या 
___ (1 ) ( 2) 
353 548सी 


( 3) 
महाराष्ट्र राज्य में सतारा के निकट रारा - 48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और कोरेगांव , 
म्हासवाड़, मलशीराज, अकलुज - तेम्भुरनी - कुरुदवाडी , बर्शी, येरमाला , कोलंब , कैज , धरुर , 
माजलगांव - परतुर - वातुर - मांथा - लोनार - मेहकर - जानेफल - खामगांव - शीगांव - अकोट - 
अंजानगांव - वडगांव को जोड़ने वाला और महाराष्ट्र राज्य में बैतुल के निकट रारा - 47 के साथ अपने 
जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में अजंता के निकट रारा- 753एफ के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बुलढाना को 
जोड़ने वाला और खामगांव के निकट रारा -53 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में म्हासवाड़ के निकट रारा -548सी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पिलिव को 
जोड़ने वाला और पंढरपुर के निकट रारा - 965 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 


354753ई 


355 


548ई 


24 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii)] 


356 


752जी 


357561 


358 


753एफ 


359 


548ए 


360 


166ई 


मध्य प्रदेश राज्य में सेन्दवा के निकट रारा -53 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खेटिया को जोड़ने 
वाला और शहदा , प्रकाशा, नंदुरबार, वीसरवाड़ी , सकरी , सतना , दिओला, चंदवाड़ , मनमाड , येवोला , 
कोपरगांव को जोड़ने वाला और महाराष्ट्र राज्य में शिर्डी के निकट रारा- 160 के साथ अपने जंक्शन 
पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर के निकट रारा - 61 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर आश्ती , 
चिन्कोडी, पाटिल , काडा, राजुरी को जोड़ने वाला और जामखेड़ के निकट रारा- 548डी के साथ अपने 
जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में जलगांव के निकट रारा - 53 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पाहुर , अजंता , 
सिल्लोड, फुलम्बरी , औरंगाबाद, नेवासा, वडाला बहिरोबा , घोड़ेगांव, अहमदनगर , शिरुर, रंजनगांव , 
शिकारपुर , पुणे, पौद, मुलसी, तम्हिनी , निजामपुर , मनगांव, म्हालसा को जोड़ने वाला और रारा 
166सी पर दीघी पत्तन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में शाहपुरा के निकट रारा- 848ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मुरबाड , 
करजाट , खालापुर , पाली, ताले , मनमाड को जोड़ने वाला और अगरडांडा पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में गुहागर के निकट रारा- 166सी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर चिपलुन , 
पाटन, करड़, कादेगाव , वीटा, खानपुर , नगाज , जाट को जोड़ने वाला और कर्नाटक राज्य में वीजापुर के 
निकट रारा - 52 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में रारा -166ई पर जट से प्रारंभ होकर जट , कावथे मानकल , शिरधोना , तासगांव, 
पालुस को जोड़ने वाला और रारा - 166ई पर कराड पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में मांथा के निकट रारा - 548सी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर देवगांव फाटा , 
सेलु , पाथरी, सोनपेठ , पराली, वैजनाथ , अंबाजोगाई, रेनापुरफाटा , लातुर ( रारा -361), औसा, 

ओमारगा, येनेगुर, मुरुम , अलुर , अक्कलकोट , नागासुर को जोड़ने वाला और बीजापुर (वीजापुर ) के 
निकट रारा-52 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में मांथा के निकट रारा- 548सी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर लोनार , मेहकर , 
चिखली को जोड़ने वाला और खामगांव के निकट रारा- 53 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने 
वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में जलगांव जमोद के निकट रारा- 161जी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 
नांदुरा के निकट रारा - 53 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में जलगांव जमोद के निकट रारा- 161जी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 
महाराष्ट्र राज्य में खाकनार के निकट रारा - 930 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग 


361 


266 


362548बी 


363 


| 548सी 


364 


161एच 


365 


161जी 


366 


361एच 


367 


548डी 


महाराष्ट्र राज्य में पराली वैजनाथ के निकट रारा- 752एफ के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 
धर्मापुरी , पानगांव को जोड़ने वाला और रेनापुर फाटा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में तालेगांव दभादे के निकट रारा- 48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 
चाकन , शिकारपुर , न्हावरे , श्रीगोंडा , जलगांव , जामखेड़ , पटोडा , मंजारसुंबा, कैज , अंबाजोगाई , 
किनगांव को जोड़ने वाला और चाकुर के निकट रारा- 361 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने 
वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर के निकट रारा - 61 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और करमला , 
तेम्भुरनी , पारिते , करकंब, पंढरपुर , मंगलवेधा को जोड़ने वाला और कर्नाटक राज्य में वीजापुर के 
निकट रारा - 52 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में पंढरपुर के निकट रारा - 965 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और शेटफाल को 
जोड़ने वाला और कुरुवाडी के निकट रारा- 548सी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग । 


368516ए 


369 


965सी 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


370 


752आई 


371965जी 


372 


| 752के 


373 


| 347ए 


374 


930डी 


375 


361बी 


376 


353बी 


महाराष्ट्र राज्य में कोपरगांव के निकट रारा-752जी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 
वैजापुर, लसुर , औरंगाबाद, जालना , वातुर, मांथा , जिंतुर, औंदा नागनाथ , बसमत , अरधापरु, तमसा 
हिमायतनगर, धनकी फुलसावांगी, महुर को जोड़ने वाला और धनोदा के निकट रारा -361 के साथ 
अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में पतास , बारामती, इंदापुर , अकलुज , वेलापुर , संगोला, भलवानी, कडलास के निकट 
रारा- 65 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और जट के निकट रारा -166ई के साथ अपने जंक्शन 
पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में जिंतुर के निकट रारा- 752आई के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और महाराष्ट्र 
राज्य में बोरी, जरी, परभनी , गंगाखेड़ , इसाद ,किनगांव , धनोरा, वडवल , नागनाथ, घरानी , नालेगांव , 
लातुर, नितुर, निलंगा, सिरशी , औराद शजानी को जोड़ने वाला और कर्नाटक राज्य में भालकी के 
निकट रारा-50 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में मुलतई के निकट रारा - 47 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और वारुद , अशती , 
अर्वी, पुलगांव , वर्धा, सेवाग्राम , सोनेगांव, हिंगनघाट, जंब को जोड़ने वाला और वरोरा के निकट रारा 
930 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
चंदरपुर के निकट रारा- 930 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर वीसापुर , बल्लारपुर , बामनी , 
राजुरा , वरुर , देवाडा , लक्ड़कोट को जोड़ने वाला और महाराष्ट्र/ तेलंगाना सीमा पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में कालंब रोड - रालेगांव - कापसी - सिरसगांव - वाडनेर के निकट रारा - 361 के साथ 
अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और वाडकी के निकट रारा - 44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने 
वाला राजमार्ग । 
तेलंगाना राज्य में आदिलाबाद के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और कोरपना , 
वनसाडी , गड़चंदूर, बमवाडा, राजुरा , गोंडपिंपरी को जोड़ने वाला और महाराष्ट्र राज्य में आशती के 
निकट रारा - 353सी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में दाहेगांव के निकट रारा-47 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और कामथी , 
कही, उमरेद , भिवापुर, पावोनी, अधयाल, पाहेला, भंडारा को जोड़ने वाला और रामटेक के निकट 
रारा -753 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में रारा -548सी अकोट, पतसुल , भोद के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 
अकोला, बरशी तकली , शेलु बाजार , मंगरुलपीर, मनोरा , दिगरस , अरनी, धनोदा ( ओवरलैप), माहुर , 
सरखानी , किनवट , इसलापुर , हिमायतनगर , भोकर , मुडखेड़ ( ओवरलैप ), नांदेड , उस्मानपुर, कौथा , 
मुखेड़ , बरहाली , मुकराबाद , लखमापुर , सावरमल, नंगरगा, वज्जर को जोड़ने वाला और औराड के 
निकट रारा - 161सी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में दिगरस के निकट रारा - 361 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और धनोड, 
दरवहा , करनजा, मोजोर को जोड़ने वाला और मुर्तिजापुर के निकट रारा -53 के साथ अपने जंक्शन पर 
समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में वासिम के निकट रारा -161 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और भोयार, 
शेलगांव , मंगरुलपीर, पोघाट, करनजा , कमरगांव को जोड़ने वाला और रारा -53 पर हिवरा बीके पर 
समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में वाडी के निकट रारा -53 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और हिंगाना, टी . 
प्वाइंट, एस्सानी , मिहान , आउटर रिंग रोड, गुमगांव, गुमगांव , सलाईधाभा, बूटीबोरी एमआईडीसी , 
ताकलघाट , कापरी मोरेश्वर , असोला , सिंधी रेलवे स्टेशन पर शुष्क पत्तन को जोड़ने वाला और 
पवनार के निकट रारा- 361 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 


377247 


378 


161ए 


379 


361सी 


380 


161ई 


381 


353आई 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


382 


753जे 


383 


753एल 


384 


353जे 


385 


353के 


महाराष्ट्र राज्य में रारा -53 जलगांव , मेहरुन , शिरोली, सामनेर, लसगांव , पाचोरा , भादगांव , 
चालीसगांव , तम्बोरा, न्यायडोंगरी , पिंपरखेड़ , नंदगांव , हिसवाहल के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ 
होकर और मनमाड के निकट रारा - 752जी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में पाहुर के निकट रारा -753एफ के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जामनेर , 
बोदवाड , मुक्तईनगर को जोड़ने वाला मध्य प्रदेश राज्य में बुरहानपुर को जोड़ते हुए खंडवा के निकट 
रारा - 347बी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में नागपुर के निकट रारा - 53 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और कमलेश्वर , 
कटोल , भरसिंगी, जलाईखेड़ा , वारुड , चंदुर बाजार, अचलपुर को जोड़ने वाला पारतवाड़ा के निकट 
रारा-548सी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में नंदगांव पेठ के निकट रारा- 53 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और शिरखेड , 
मोरसी को जोड़ने वाला और वारुड के निकट रारा - 347ए के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में तंबा राजुरी, ओथेरला , पिट्ठी , शिरापुर के निकट रारा - 548डी के साथ अपने जंक्शन 
से प्रारंभ होकर और बीड़ के निकट रारा - 52 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में पैथान के निकट रारा-752एफ के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मुंगी , 
बोधेगांव , घोनसपरगांव, उखंडा चकला, मिडसांगवी, शिरुर कासर , राक्षसभुवन , खोल्याचिवड़ी , 
खारेगाव , डोंगरकिन्ही, चंबली, पटोदा, पारगांव , घुम्बरा , गिघोल को जोड़ने वाला और खरड़ पर 
समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में येवला के निकट रारा - 752जी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर अंडरसुल 
रोटेगांव, शिवुर , देवगांव रणगारी, देवाशी, दौलताबाद, खुलताबाद , फुलांबरी दभाडी , राजुर को 
जोड़ने वाला और दिउलगांव के निकट रारा- 753ए के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में चिखली के निकट रारा - 753ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और धाड़ , 
महोरा , भोकरदान , हसनबाद को जोड़ने वाला रारा- 752एच पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 


386561 


387752ई 


388 


752एच 


389 


753एम 


[ फा . सं . एनएच-14012/ 24 / 2016- पी एंड एम ] 

माया प्रकाश , निदेशक ( पी एंड बी ) 
पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 

1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का . आ . 689 (अ), दिनांकित 
4 अप्रैल , 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का . आ . 4171( अ), 
दिनांकित 27 दिसंबर , 2016 द्वारा किया गया था । 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 3rd January , 2017 


S . O . 13 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 2 of the National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways 
specified in the column (3 ) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2 ) 
thereof. 


[ TT II – QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


The highways, now declared to be national highways by this notification , shall be deemed to be inserted in the 
Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the 
national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table . 


TABLE 


Sr . 


Description of NationalHighways 


No . 


New National 
Highways No . 

- (2 ) 
548C 


(1 ) 


( 3 ) 


353 


354 


753E 


355 


548E 


356 


7526 


357 


561 


358 


753F 


359 


548A 


The Highway starting from its junction with NH -48 near Satara in the state of Maharashtra 
and Connecting to Koregaon , Mhaswad , Malshiras, Akluj – Tembhurni – Kurudwadi, Barshi, 
Yermala, Kalamb, Kaij, Dharur,Majalgaon – Partur – Watur – Mantha – Lonar - Mehkar – 
Janephal – Khamgaon – Shegaon – Akot – Anjangaon – Wadgaon and terminating at its 
junction with NH -47 near Baitul in the state of Maharashtra . 
The Highway starting from its junction with NH - 753F near Ajanta and connecting Buldana 
and terminating at its junction with NH -53 near Khamgaon in the state of Maharashtra 
The highway starting from its junction with NH -548C near Mhasvad connecting Piliv and 
terminating at its junction with NH -965 near Pandharpur in the state of Maharshtra . 
The Highway starting from its junction with NH -53 near Sendwa connecting Khetia in the 
state of Madhya Pradesh , Shahada , Prakasha, Nandurbar, Visarwadi, Sakri , Satana, Deola, 
Chandvad , Manmad, Yeola , Kopargaon and terminating at its junction with NH -160 near 
Shirdi in the state of Maharashtra . 
The Highway starting from its junction with NH -61 near Ahmednagar and connecting Ashti, 
Chinkodi, Patil Kada, Rajuri , and terminating at its junction with NH -548D near Jamkhed in 
the state of Maharashtra . 
The Highway starting from its junction with NH -53 nea Jalgaon and connecting to Pahur, 
Ajanta , Sillod , Phulambri, Aurangabad , Newasa , Wadala Bahiroba, Ghodegaon , Ahmednagar, 
Shirur, Ranjangaon , Shikrapur, Pune , Paud , Mulshi, Tamhini, Nijampur, Mangaon , Mhasla 
and Terminating at Dighi Port on NH - 166C in the state of Maharashtra. 
The Highway starting from its junction with NH - 848A near Shahapur and connecting 
Murbad , Karjat, Khalapur, Pali , Tale , Manmad and terminating at Agardanda in the state of 
Maharashtra . 
The Highway starting from its junction with NH - 166C near Guhagar and connecting to 
Chiplun , Patan , Karad , Kadegaon , Vita , Khanapur, Nagaj, Jat in the state of Maharashtra and 
terminating at its junction with NH -52 near Vijapur in the state of Karanataka. 
The Highway starting From Jat on NH -166E and connecting Jat, Kavathe Mahnkal, 
Shirdhona, Tasgaon , Palus terminating at Karad on NH - 166E in the state ofMaharashtra. 
The Highway starting from its junction with NH -548C near Mantha connecting Deogoan 
Fata , Selu , Pathari , Sonpeth , Parali Vaijnath , Ambajogai , Renapurphata , Latur (NH -361), 
Ausa, Omarga , Yenegur, Murum , Alur, Akkalkot, Nagasur and terminating at its junction with 
NH -52 near Bijapur ( Vijapur ) in the state of Maharashtra 
The highway starting from its junction with NH -548C near Mantha connecting Lonar , 
Mehkar, Chikhali and terminating at its junction with NH -53 near Khamgaon in the state of 
Maharashtra 
The highway starting from its junction with NH - 161G near Jalgaon Jamod and terminating at 
its junction with NH -53 near Nandura in the state of Maharashtra . 
The highway starting from its junction with NH - 161G Jalgaon Jamod in the state of 
Maharashtra and terminating at its junction with NH - 930 near Khaknar in the state of 
Maharashtra . 
The Highway starting from its junction with NH -752F near Parali Vaijnath and connecting to 


360 


166E 


361 


266 


362 


548B 


363 


548C 


364 


161H 


365 


1616 


366 


361H 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


367 


548D 


368 


516A 


369 


965C 


370 


7521 


371 


965G 


372 


752K 


373 


347A 


374 


930D 


Dharmapuri, Pangaon and terminating at Renapur Phata in the state of Maharashtra 
The Highway starting from its junction with NH -48 near Talegaon Dabhade and connecting to 
Chakan , Shikrapur, Nhavare , Srigonda , Jalgaon, Jamkhed , Patoda, Manjarsumba, Kaij, 
Ambajogai, Kingaon and terminating at its junction with NH - 361 near Chakur in the state of 
Maharashtra. 
The Highway starting from its junction with NH -61 near Ahmednagar and connecting to 
Karmala , Tembhurni, Parite, Karkamb, Pandharpur,Mangalwedha in the state of Maharashtra 
and terminating at its junction with NH -52 near Vijapur in the state of Karnataka. 
The Highway starting from its junction with NH - 965 near Pandharpur and connecting to 
Shetphal and terminating at its junction with NH -548C near Kurudwadi in the state of 
Maharashtra . 
The Highway starting from its junction with NH -752G near Kopargaon and connecting to 
Vaijapur, Lasur, Aurangabad , Jalana Watur, Mantha , Jintur, Aunda Nagnath , Basmat, 
Ardhapur, Tamsa , Himayatnagar, Dhanki Phulsawangi, Mahur and terminating at its junction 
with NH - 361 near Dhanoda in the state of Maharashtra . 
The Highway starting from its junction with NH -65 near Patas, Baramati, Indapur, Akluj, 
Velapur, Sangola, Bhalwani, Kadlas and terminating at its junction with Nh - 166E near Jat in 
the state of Maharashtra . 
The Highway Starting from its junction with NH -7521 near Jintur in the state of Maharashtra 
and connecting to Bori, Zari, Parbhani, Gangakhed , Isad , Kingaon , Dhanora , Wadval, 
Nagnath, Gharani, Nalegoan , Latur , Nitur, Nilanga, Sirshi, Aurad Shajani in the state of 
Maharashtra and terminating at its junction with NH -50 near Bhalki in the state of Karnataka . 
The Highway starting from its junction with NH -47 near Multai and connecting to Warud , 
Ashti, Arvi, Pulgaon , Wardha, Sevagram , Sonegaon , Hinganghat, Jamb and terminating at its 
junction with NH -930 near Warora in the state ofMaharashtra 
The highway starting from its junction with NH -930 near Chandarpur connecting Visapur, 
Ballarpur, Bamni, Rajura , Warur, Dewada , Lakkdkot and terminating at Maharashtra / 
Telangana Border. 
The Highway starting from its junction with NH - 361 near Kalamb road - Ralegaon - Kapsi - 
Sirasgaon - Vadner and terminating at its junction with NH -44 near Wadki in the state of 
Maharashtra . 

The Highway starting from its junction with NH -44 near Adilabad in the state of Telangana 
and connecting to Korpana, Vansadi, Gadchandur, Bamawada, Rajura , Gondpimpri and 
terminating at its junction with NH - 353C near Ashti in the state of Maharashtra . 
The Highway starting from its junction with NH -47 near Dahegaon and connecting to 
Kamthi, Kuhi, Umred , Bhiwapur, Paoni, Adhyal, Pahela, Bhandara and terminating at its 
junction with NH - 753 near Ramtek in the state of Maharashtra 
The Highway starting from its junction with NH -548C Akot, Patsul, Bhod in the state of 
Maharashtra and connecting to Akola , Barshi Takli, Shelu bazaar, Mangrulpir, Manora , 
Digras, Arni, Dhanoda (Overlap ), Mahur, Sarkhani, Kinvat, Islapur, Himayatnagar, Bhokar, 
Mudkhed (Overlap ), Nanded , Osmanpur, Kautha , Mukhed , Barhali, Mukrabad , Lakhmapur , 
Sawarmal, Nangarga , vazzar and terminating at its junction with NH - 161C near Aurad in the 
state of Maharashtra. 

The Highway starting from its junction with NH -361 near Digras and Connecting to Donad , 
Darwha, Karanja , Mozor and terminating at its junction with NH -53 near Murtijapur in the 
state of Maharashtra . 

The Highway starting from its junction with NH - 161 near Washim and connecting to Bhoyar, 
Shelgaon , Mangrulpir , Poghat, Karanja, Kamargaon and terminating at Hivra Bk on NH -53 in 
the state of Maharashtra . 
The Highway starting from its junction with NH -53 near Wadi and connecting to Hingana, T 
point, Essasani, Mihan , Outer Ring road , Gumgaon , Gumgaon , Salaidhabha, Butibori MIDC , 
Takalghat, Kapri Moreshwar , Asola, Dry Port at Sindi Railway and terminating at its junction 


375 


361B 


376 


353B 


377 


247 


378 


161A 


379 


3610 


380 


161E 


381 


3531 


[ TT II , qus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


382 


753J 


383 


753L 


384 


353J 


385 


353K 


with NH - 361 near Pavnar in the state of Maharashtra 

The Highway starting from its junction with NH -53 Jalgaon , Mehrun , Shiroli, Samner , 
Lasgaon , Pachora , Bhadgaon , Chalisgaon , Tambora , Nyaydongri , Pimperkhed , Nandgaon , 
Hisvahal and terminating at its junction with NH -752G near Manmad in the state of 
Maharashtra . 

The Highway starting from its junction with NH -753F near Pahur connecting Jamner, 
Bodvad , Muktainagar in the state ofMaharashtra connecting Burhanpur and terminating at its 
junction with NH -347B near Khandwa in the state ofMadhya Pradesh . 
The Highway starting from its junction with NH -53 near Nagpur and connecting to 
Kalmeshwar , Katol, Bharsingi, Jalaikheda, Warud , Chandur Bazar , Achalpur and terminating 
at Paratwada on NH -548C in the state of Maharashtra . 

The Highway starting from its junction with NH - 53 near Nandgaon Peth and connecting to 
Shirkhed, Morshi and terminating at its junction with NH - 347A near Warud in the state of 
Maharashtra . 

The Highway starting from its junction with NH -548D near Tamba Rajuri, Otherla , Pitthi, 
Shirapur terminating at its junction with NH -52 near Beed in the state of Maharashtra . 

The Highway starting from its junction with NH -752F near Paithan , connecting Mungi, 
Bodhegaon , Ghoanaspargaon , Ukhanda Chakla, Midsangvi, Shirur Kasar, Rakshasbhuwan , 
Kholyachiwadi, Kharegaon, Dongarkinhi, Chumbli, Patoda, Pargaon , Ghumbra, Gighol and 
terminating at Kharad in the state ofMaharashtra. 
The highway starting from its junction with NH -752G near Yevla connecting Andarsul 
Rotegaon , Shivur, Devgaon Ranagari , Dewashi, Daultabad , Khultabad , Phulambri Dabhadi, 
Rajur and terminating at its junction with NH -753A near Deulgaon in the state of 
Maharashtra . 

The Highway starting from its junction with NH -753A near Chikhali and connecting to Dhad , 
Mahora , Bhokardan , Hasanbad and terminating at NH -752H in the state ofMaharashtra . 


386 


561 


387 


752E 


388 


752H 


389 


753M 


[F . No . NH - 14012 /24 / 2016 - P & M ] 


MAYA PRAKASH , Director (P & B ) 
Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India 

vide notification number S .R .O . 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number 
S . O . 689 ( E ), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S . O . 4171( E ), dated 
27th December , 2016 . 


अधिसूचना 
s facett , 37719A, 2017 


01. 311 . 14 (3T). — oratet fetare , rett 2764rf fagur , 1956 (1956 FT 48 ) ( PETÀ SHË 549 Tata 346 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप - धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ ( 3) में 
विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूपी स्तम्भ (2) में यथा -विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है । 

RTGHNTf, Fara Ta H TTAT GRT TOCRT Tgarf airea PRUT GUATÈ, 27 anfattat # FAFST ( 1), (2) 3T (3) # 
यथा -निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की 
अनुसूची में अंत : स्थापित किया गया समझा जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


तालिका 


राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण 


म . 


नई राष्ट्रीय 

राजमार्ग संख्या 
( 1 ) ___ ( 2 ) 
189 160 


( 3 ) 


193 | 63 


271 753 


महाराष्ट्र राज्य में सिन्नर के निकट रारा- 60 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर शिर्डी, अहमदनगर, 
कोलगांव , दौंड, फलतान , दहीवंडी, वीटा , तासगांव, मिराज को जोड़ने वाला और कर्नाटक राज्य में चिकोर्डी 
को जोड़ते हुए रारा - 48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में बर्शी के निकट रारा-548सी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर येदशी , धोकी, मुरुद , 
लातुर, रीनापुर, नालेगांव , दिघोई , उदगीर, देगलुर , आदमपुर , खाटगांव , सगरोली, आंध्र प्रदेश राज्य में 
निजामाबाद , मेटपल्ली, मनचेराल, चिन्नूर , छत्तीसगढ़ राज्य में सिरोंचा, बीजापुर , जगदलपुर , ओडिशा 
राज्य में कोटापाद को जोड़ने वाला और बोरीगुमा के निकट रारा - 26 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने 
वाला राजमार्ग । 
महाराष्ट्र राज्य में दुग्गीपार के निकट रारा- 53 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गोरेगांव , गोंडिया , 
तिरोरा , तुसार, उसरा, जंब, शिव , रामटेक , परशिवनी, खापा को जोड़ने वाला और सावनेर के निकट रारा 
47 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । । 
छत्तीसगढ़ राज्य में कोंडागांव के निकट रारा - 30 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नरायनपुर , कुतुल को 
जोड़ने वाला और महाराष्ट्र राज्य में बिनगुंडा , लहेरी, धोदराज , भामरागढ़, हेमलकासा को जोड़ते हुए 
अंललापल्ली के निकट रारा - 353सी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
मध्य प्रदेश राज्य में शहडोल के निकट रारा- 43 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर डिंडोरी , मंडला , 
नैनपुर , लमता , बालघाट को जोड़ने वाला और महाराष्ट्र राज्य में राजेगांव , धमनगांव, रवांडी, गोंडिया , 
आमगांव, दिओरी, कोरची , कुरखेड़ा , वाडसा ( देसाईगंज ) को जोड़ते हुए ब्रह्मपुरी के निकट रारा- 353डी के 
साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 


275 130डी 


342 543 


[ फा . सं. एनएच -14012/ 24/ 2016- पी एंड एम ] 


माया प्रकाश,निदेशक ( पी एंड बी ) 


पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 

1180 , दिनांकित 4 अप्रैल , 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का . आ . 689( अ ), दिनांकित 
4 अप्रैल , 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का . आ . 4171 ( अ ), 
दिनांकित 27 दिसंबर, 2016 द्वारा किया गया था । 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 3rd January, 2017 


S .O . 14 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 2 of the National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways 
specified in the column (3 ) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column ( 2 ) 
thereof. 


The highways , now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the 
Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the 
national highways thereof, as indicated in columns (1 ), ( 2) and (3 ) respectively , of the Table. 


TABLE 


Sr. New National 

Description of National Highways 
No. | Highways No . 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
189 160 | The highways strating from its junction with NH- 60 near Sinnar connecting Shirdi, 

Ahmadnagar, Kolgaon, Daund, Phaltan, Dahiwandi , Vita, Tasgaon, Miraj in the state of 


[ TT II – qus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


193 


63 


753 


Maharashtra connecting Chikhodi and Terminating at its junction with NH - 48 in the 
state of Karnataka . 
The Highway starting from its junction with NH -548C near Barshi and connecting to 
Yedshi, Dhoki, Murud , Latur, Renapur , Nalegaon , Dighoi, Udgir , Deglur, Adampur, 
Khatgoan , Sagroli in the state ofMaharashtra connecting Nizamabad , Metpalli , Mancheral, 
Chinnur in the State of Andhra Pradesh , Sironcha , Bijapur, Jagdalpur in the State of 
Chhattisgarh Kotapad and terminating at its junction with NH -26 near Boriguma in the State of 
Orissa . 
The Highway starting from its junction with NH -53 near Duggipar connecting Goregaon , 
Gondia, Tirora, Tumsar , Usara , Jamb , Shiv , Ramtek , Parsheoni, Khapa and terminating 
at its junction with NH - 47 near Savner in the state of Maharashtra . 
The highway starting from its junction with NH - 30 near Kondagaon connecting Narainpur, 
Kutul in the state of Chhatisgarh connecting Bingunda, Laheri, Dhodraj, Bhamragard , 
Hemalkasa and terminating at its junction with NH - 353C near Allapalli in the state 
ofMaharashtra . 
The Highway starting from its junction with NH -43 Shahdol connecting Dindori, Mandla , 
Nainpur, Lamta , Balghat in the state of Madhya Pradesh connecting Rajegaon , Dhamangaon , 
Rawandi, Gondia , Amgaon , Deori, Korchi, Kurkheda, Wadsa (Desaiganj and terminating 
at its junction with NH - 353D near Bramhapuri in the state of Maharashtra . 


130D 


342 


543 


[ F . No. NH - 14012 /24 /2016 - P & M ] 


MAYA PRAKASH , Director ( P & B ) 
Footnote : The National Highways Act , 1956 (48 of 1956 ) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India 

vide notification number S .R . O . 1180 dated 4 April, 1957 and was substituted vide notification number 
S .O . 689 ( E ), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S . O . 4171( E ), dated 
27th December, 2016 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

SARVESH KUMAR 
SRIVASTAVA 


Digitally signed by SARVESH 
KUMAR SRIVASTAVA 
Date : 2017.01.05 11:44:34 + 05 30 


